शासन 


पंजीयन क्रमांक 
" छत्तीसगढ़/ दुर्ग/ 09/ 2013-2015 . ” 


छत्तीसगढ़ 


“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक 
शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक 
टिकट ) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक 
जी . 2-22- छत्तीसगढ़ गजट/38 सि . से. 
भिलाई, दिनांक 30-5-2001. " 


सत्यवजय 


छत्तीसगढ़ राजपत्र 


प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 20 ] 


रायपुर, शुक्रवार , दिनांक 17 मई 2019 - वैशाख 27, शक 1941 


भाग 3 ( 1 ) 


विज्ञापन 


अन्य सूचनाएं 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं , श्रीमती प्रियंका उज्जवल मानके ध.प. श्री उज्जवल मानके, उम्र 26 वर्ष, निवासी 
म.नं .541/12, गजानन मंदिर के पीछे, गजानन नगर, दुर्ग, तहसील व जिला दुर्ग ( छ.ग. ) की हूं. यह कि पूर्व में मेरा नाम प्रियंका श्रीकांत ढगे 
आत्मजा श्री श्रीकांत ढगे था . मेरा विवाह श्री उज्जवल मानके के साथ दिनांक 08-08-2014 को संपन्न हुआ, विवाह पश्चात् मैंने अपने पूर्व नाम 
को परिवर्तित कर नया नाम श्रीमती प्रियंका उज्जवल मानके रख ली हूं. मेरे इस नये नाम को मेरे समस्त शासकीय/ अर्द्धशासकीय अभिलेखों व 
दस्तावेजों में दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं. 


अतः अब मुझे श्रीमती प्रियंका उज्जवल मानके ध.प. श्री उज्जवल मानके के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम 


नया नाम 


प्रियंका श्रीकांत ढगे 

पिता- श्री श्रीकांत ढगे 
निवासी - गजानन मंदिर के पास 
प्लाट नं . 122, अयोध्या नगर 
नागपुर ( महाराष्ट्र ) 440024 


श्रीमती प्रियंका उज्जवल मानके 

पति - श्री उज्जवल मानके 
निवासी - म . नं . 541/12, गजानन मंदिर के पीछे, 

गजानन नगर, दुर्ग 
तह. व जिला- दुर्ग ( छ.ग. ) 


115 


116 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 17 मई 2019 


[ भाग 3 ( 1 ) 


उपनाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, शशि कुमार सिंह आत्मज श्री बलवीर सिंह, उम्र 54 वर्ष, निवासी - मकान नं.- 5 A, सड़क 
15 , सेक्टर 7, भिलाई नगर जिला दुर्ग ( छ.ग. ) का हूं. यह कि मैं भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई में कार्यरत हूं मेरे सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम शशि 
कुमार दर्ज है जो कि अपूर्ण है, जबकि मेरा पूर्ण नाम शशि कुमार सिंह है जो कि मेरे आधार कार्ड, पैन कार्ड व ड्रायविंग लायसेंस में दर्ज है मैं अपने 
सही व पूर्ण नाम को मेरे सर्विस रिकार्ड व अन्य सभी शासकीय/ अर्द्धशासकीय अभिलेखों व दस्तावेजों में दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी 
के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं. 


अतः अब मुझे शशि कुमार सिंह आ . श्री बलवीर सिंह के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम 


नया नाम 


शशि कुमार 


पिता - श्री बलवीर सिंह 
निवासी - मकान नं . -5 A, सड़क -15, सेक्टर -7, 

भिलाई नगर , तह. व जिला- दुर्ग ( छ.ग. ) 


शशि कुमार सिंह 

पिता - श्री बलवीर सिंह 
निवासी- मकान नं .- 5 A , सड़क -15, सेक्टर -7, 

भिलाई नगर , तह. व जिला- दुर्ग ( छ.ग. ) 


उपनाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं ,पंचराम साहू आत्मज स्व . सांवतराम साहू, उम्र 57 वर्ष, निवासी -40/ए, एच- पॉकेट , 
मरोदा सेक्टर, भिलाई नगर, तहसील व जिला दुर्ग ( छ.ग. ) का हूं. यह कि मैं भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई में कार्यरत हूं मेरे सर्विस रिकार्ड में मेरा 
नाम पंचराम आ . स्व. सांवतराम दर्ज है जो कि अपूर्ण व त्रुटिपूर्ण है, जबकि मेरे आधार कार्ड , पैन कार्ड, मतदाता परिचय पत्र , ड्रायविंग लायसेंस , 
बैंक पासबुक व ऋण पुस्तिका में मेरा सही व पूर्ण नाम पंचराम साहू आ . स्व. सांवतराम साहू दर्ज है. मैं अपने सही व पूर्ण नाम को मेरे सर्विस रिकार्ड 
व अन्य सभी आवश्यक शासकीय/ अर्द्धशासकीय अभिलेखों व दस्तावेजों में दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर 
दिया हूं . 


अतः अब मुझेपंचराम साहू आ . स्व . सांवतराम साहू के नाम से जाना, पहचाना , पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम 


नया नाम 


पंचराम साहू 


पंचराम 

पिता - स्व . सांवतराम 
निवासी -40/ ए, एच पॉकेट, मरोदा सेक्टर , भिलाई नगर 

तह. व जिला- दुर्ग ( छ.ग. ) 


पिता - स्व . सांवतराम साहू 
निवासी-40/ ए, एच पॉकेट , मरोदा सेक्टर, भिलाई नगर 

तह. व जिला - दुर्ग ( छ.ग. ) 


भाग 3 ( 1 ) ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 17 मई 2019 


117 


उपनाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं , साधू राम देवांगन आत्मज स्व . पंचू राम, निवासी - म.नं.- 146 , स्मृति चौक, रिसाली बस्ती 
भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग ( छ.ग. ) का हूं. यह कि मैं भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई में कार्यरत हूं. मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों , सर्विस 
रिकार्ड, बैंक पासबुक , में मेरा नाम साधू राम दर्ज है जो कि अपूर्ण है, जबकि मेरा पूर्ण नाम साधू राम देवांगन है जो कि मेरे आधार कार्ड, पैन कार्ड 
व अन्य दस्तावेजों में दर्ज है. मैं अपने पूर्ण नाम को मेरे समस्त शासकीय/ अर्द्धशासकीय अभिलेखों/ दस्तावेजों व सर्विस रिकार्ड में दर्ज कराने के 
संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं . 


अतः अब मुझे साधू राम देवांगन ( Sadhu Ram Dewangan ) आ . स्व . पंचू राम के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया 


जावे. 


पुराना नाम 


नया नाम 


साधू राम 


साधू राम देवांगन 


पिता - स्व . पंचू राम 
निवासी - म . नं. - 146, स्मृति चौक , रिसाली बस्ती, 

भिलाई, तह. व जिला - दुर्ग ( छ.ग. ) 


पिता - स्व . पंचू राम 
निवासी- म. नं.- 146, स्मृति चौक, रिसाली बस्ती, 

भिलाई , तह. व जिला - दुर्ग ( छ.ग. ) 


उपनाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं , भूपेन्द्र कुमार वर्मा आत्मज श्री सी. एल . वर्मा, उम्र 54 वर्ष, निवासी - क्वा . नं.- 188 ए , 
रूआबांधा सेक्टर, भिलाई नगर, तहसील व जिला दुर्ग ( छ.ग. ) का हूं. यह कि मैं भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई में कार्यरत हूं. मेरे शैक्षणिक प्रमाण 
पत्रों, सर्विस रिकार्ड , बैंक पासबुक में मेरा नाम भूपेन्द्र कुमार दर्ज है, जो कि अपूर्ण है, जबकि मेरा पूर्ण नाम भूपेन्द्र कुमार वर्मा है जो मेरे आधार 
कार्ड, पैन कार्ड व अन्य आवश्यक दस्तावेजों में दर्ज है. मैं अपने पूर्ण नाम को मेरे सर्विस रिकार्ड व अन्य सभी शासकीय/ अर्द्धशासकीय आवश्यक 
अभिलेखों/ दस्तावेजों में दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं . 


अतः अब मुझे भूपेन्द्र कुमार वर्मा आ . श्री सी . एल. वर्मा के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम 


नया नाम 


भूपेन्द्र कुमार ( Bhupendra Kumar ) 
पिता - श्री सी . 

एल. वर्मा 
निवासी - क्वा. नं .- 188 ए, रूआबांधा सेक्टर, भिलाई नगर , 

तह. व जिला- दुर्ग ( छ.ग. ) 


भूपेन्द्र कुमार वर्मा ( Bhupendra Kumar Verma ) 

पिता - श्री सी . एल. वर्मा 
निवासी - क्वा . नं .- 188 ए, रूआबांधा सेक्टर , भिलाई नगर, 

तह. व जिला - दुर्ग ( छ.ग. ) 


118 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 17 मई 2019 


[ भाग 3 ( 1 ) 


विविध 


न्यायालयों की सूचनाएं 


न्यायालय पंजीयन , लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी ( रा.) , जगदलपुर 

रा.प्र.क्र . 01 / बी -113 / 2018-19 


जगदलपुर, दिनांक 21 फरवरी 2019 


प्रारूप पांच 


[ नियम 5 ( 1 ) देखिये ] 


[ छत्तीसगढ़ लोक न्यास अधिनियम, 1951 ( 1951 का 30 ) की धारा 5 की उपधारा ( 2 ) और छत्तीसगढ़ लोक न्यास नियम 1962 का 

नियम 5 का उपनियम ( 1 ) ] 


लोक न्यास का पंजीयक , जगदलपुर, जिला बस्तर के समक्ष 


क्रमांक 01/ बी -113/ अ.वि.अ. / लो.न्या.पं./2019.- मुझे यह प्रतीत होता है कि अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति छत्तीसगढ़ लोक न्यास 
अधिनियम 1951 ( 1951 का 30 ) की धारा 2 की उपधारा ( 4 ) के आशय के अधीन श्री बालाजी टेम्पल कमेटी, दि बस्तर डिस्ट्रिक्ट आन्ध्रा 
एसोसिएशन ट्रस्ट, जगदलपुर, जिला बस्तर लोक न्यास का गठन करती है. 


अब इसलिए, मैं गोकुलराम रावटे, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं लोक न्यास का पंजीयक, जगदलपुर, जिला बस्तर मेरे 
न्यायालय में दिनांक 22 मार्च, 2019 दिन गुरूवार को , कथित अधिनियम की धारा 5 की उपधारा ( 1 ) में यथा अपेक्षित, मामले में जांच करने को 
प्रस्तावित करता हूं. 


अतः एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि कथित न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यास या इसमें हितबद्ध कोई व्यक्ति और आपत्ति या सुझाव देने 
का आशय रखने वाले को दो प्रतियों में इस सूचना पत्र की प्रकाशन की तिथि से एक माह के भीतर लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे 
समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिश: अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत 
प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जायेगा. 

अनुसूची 
( लोक न्यास की सम्पत्ति का वर्णन , लोक न्यास का नाम और पता ) 


1 . 


लोक न्यास का नाम एवं पता 


श्री बालाजी टेम्पल कमेटी, दि बस्तर डिस्ट्रिक्ट आन्ध्रा एसोसिएशन ट्रस्ट, जगदलपुर , 
जिला बस्तर . 


2 . 


चल सम्पत्ति 


( 1 ) 


भारतीय स्टेट बैंक, जगदलपुर में जमा राशि- रुपये 2,84,757.00 बचत खाता 
( दि . 8-3-2017 की स्थिति में ) 
नगद राशि- रुपये 51,000.00 ( इन्क्यावन हजार रुपए मात्र ) 
सामग्री- लकड़ी का रथ एवं आभूषण. 


( 2 ) 
( 3 ) 


3 . 


अचल संपत्ति 


( 1 ) 


ग्राम अघनपुर, प.ह.नं. - 05 , तहसील जगदलपुर में कुल खसरा 04 
रकबा 0.404 हेक्टेयर भूमि स्थित . 
ग्राम जगदलपुर, प.ह.नं. – 05 , तहसील जगदलपुर में कुल खसरा 05 
रकबा 0.178 हेक्टेयर भूमि स्थित . 


( 2 ) 


गोकुल राम रावटे , 
अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) एवं 

पंजीयक . 


संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित -2019. 


